रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No . D.L.-33002 / 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली राजपान 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 12 ] 
No. 12 ] 


दिल्ली , बुधवार , जनवरी 20 , 2016 / पौष 30 , 1937 
DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016 / PAUSA 30 , 1937 


[ रा. रा . रा. क्षे. दि. सं . 192 

IN. C. T . D. No. 192 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( पुलिस - II) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 20 जनवरी, 2016 
स. फा . / 2 / 1 / 88 / गृह पुलिस - 2 / 477 . - चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से 
संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है : 

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड ( ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( 3) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त 
भी 19 / 01 / 2016 से 18 / 04 / 2016 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) की शक्तियों का 
प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश तथा उनके नाम पर, 

ओ. पी. मिश्रा, अति. सचिव ( गृह) 
HOME (POLICE - II ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 20th January, 2016 
No . F . 2 /1/88 -HP- 11 /477. — Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
satisfied that it is necessary to do so ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 3, read with clause 
( e ) of Section 2 of the National Security Act, 1980 , the Lt . Governor of the National Capital Territory of 
Delhi is pleased to direct that during the period 19 /01/2016 to 18 /04 /2016 the Commissioner of Police , Delhi 


309 DG / 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


may also exercise the powers of detaining authority under sub -section (2 ) of the section 3 of the aforesaid 
Act. 

By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

(). P . MISHRA , Addl. Sccy, (Home) 


उर्जा विभाग 

• अधिसूचना 

दिल्ली, 20 जनवरी, 2016 
सं.- एफ. 11(99 ) / 2005 - उर्जा / 213. - यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम 
2010 के विनियमन 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
इन विनियमनों के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 200 किलोवाट से उपर / 215 केवीए की क्षमता के अक्षय उर्जा 
उत्पादन ईकाइयों को आरंभ करने या छ: माह तथा उससे अधिक समय से बन्द ईकाइयों को पुनः आरंभ करने से पहले विद्युत निरीक्षक द्वारा 
निरिक्षण किया जाएगा । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 

आदेश से व उनके नाम पर, 
गीना त्यागी, उप सचिव ( उजा) 


DEPARTMENT OF POWER 


NOTIFICATION 

Delhi the 20th January , 2016 
No. F . 11 (99 )/ 2005 / Power /213 . - In exercise of the powers conferred by regulation 32 of the 
Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply ) Regulations, 2010 as 
amended upto date , the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, notifies that units 
generating Renewable Energy with the capacity of above 200 KW/ 215 KVA only shall be inspected by 
Electrical Inspector, before commencement of supply or recommencement after shut down for six months 
and above , for ensuring observance of safety measures specified under the said Regulations. 

By Order and in the Name of Government of the 

National Capital Territory of Delhi, 
MEENA TYAGI , Dy . Secy . ( Power ) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


